रजिस्ट्री स. डी० एल० - 33004/ 97 


REGD. NO . D . L .- 33004/ 97 


Ane 


भारतको राजपत्र 


स्यपापपत 


The Gazette of India 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग II - खण्ड 3 ---उप - खंड ) 
PART II — Section 3– Sub- section (1) 

प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


सं. 269 ] 
No. 269 ] 


नई दिल्ली, सोमवार , जुलाई 7, 1997 / आषाढ़ 16 , 1919 
NEW DELHI,MONDAY , JULY 7, 1997 /ASADHA 16 , 1919 


वित्त मंत्रालय 
( राजस्व विभाग ) 

अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1997 

सं. 27 /97 - सीमाशुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का. नि . 363( अ ) . - केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं . 250/83 - सीमाशुल्क , तारीख 27 अगस्त, 1983 और 
अधिसूचना सं. 251/83 - सीमाशुल्क , तारीख 27 अगस्त, 1983 को अधिक्रांत करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ ( 3 ) में उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार 
द्वारा राजपत्र में अधिसचित की जाने की तारीख से उक्त सारणी के स्तंभ ( 2) में की तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित क्षेत्रों के लिए सीमाशुल्क आयुक्त, उसके स्तंभ 
( 4 ) में उल्लिखित अधिकारियों को सीमाशुल्क आयुक्त और उसके स्तंभ ( 5 ) में उल्लिखित अधिकारियों को सहायक सीमाशुल्क आयुक्त नियुक्त करती है : 


सारणी 


अधिकारी का पदनाम 


( 4 ) 


( 5 ) 


क्र . सं. 

क्षेत्र 
( 1 ) 
1. ( क ) मुंबई पत्तन, मुम्बई विमानपत्तन ( शांताक्रुज 

और सहार विमानपत्तन ), मुंबई नगर निगम 
की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र और महा 
द्वीपीय मग्नतट भूमि के नामनिर्दिष्ट क्षेत्र 
तथा भारत सरकार के विदेश मंत्रालय की 
अधिसूचना द्वारा यथाघोषित भारत का अनन्य 
आर्थिक क्षेत्र । 


( 3 ) 
सीमाशुल्क आयुक्त मुम्बई, सीमाशुल्क आयुक्त मुम्बई, सीमाशुल्क आयुक्त मुम्बई , 
सहार विमानपत्तन , सहार सहार विमानपत्तन, सहार सहार विमानपत्तन सहार 
विमान स्थोरा और जवाहर विमान स्थोरा और जवाहर विमान स्थोरा और जवाहर 
लाल नेहरु पत्तन । लाल नेहरु पत्तन के लाल नेहरु पत्तन के 

नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त । सहायक सीमाशुल्क आयुक्त । 


1672 GI/97 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II _ SEC. 3 (i)] 


पनि 


लिक 


( 1 ) ( 2) 

( 3 ) (4 ) 

( 5 ) 
( ख ) महाराष्ट्र राज्य के रायगढ़जिले में जवाहर लाल 

नेहरु पत्तन और पानवेल तालुक । 
2. महाराष्ट्र राज्य में मुंबई , थाणे और रायगढ़ जिले । 

सीमाशुल्क (निवारक ) सीमाशुल्क (निवारक ) सीमाशुल्क ( निधारक ) 
आयुक्त, मुंबई । आयुक्त मुंबई के आयुक्त मुंबई के 

नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे 

सीमाशुल्क उपायुक्त । सहायक सीमाशुल्क आयुक्त । 
3. ( क ) कलकत्ता पत्तन और हल्दिया, दमदम विमानपत्तन सीमाशुल्क आयुक्त , सीमाशुल्क आयुक्त , सीमाशुल्क आयुक्त, 

हावड़ा और दक्षिण सुबरबन निगम, हुगली नदी कलकत्ता और कलकत्ता । कलकत्ता और कलकत्ता कलकत्ता और कलकत्ता 
का उतना भाग जो कलकत्ता पत्तन की उत्तरी विमानपत्तन 

विमानपत्तन के नियंत्रणाधीन विमानपत्तन के नियंत्रणाधीन 
सीमाओं के अनुप्रवाह है और ऐसी सभी भूमि , 

कार्य कर रहे सीमाशुल्क कार्य कर रहे सहायक 
जो नदी के दोनों और बृहत् ज्वार पर उच्च जल 

उपायुक्त 

सीमाशुल्क आयुक्त 
चिह्न के 10 किलोमीटर के भीतर है । 
( ख ) अंदमान और निकोबार द्वीप 
4. संपूर्ण 
( क ) पश्चिमी बंगाल राज्य; 

सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क आयुक्त , सीमाशुल्क आयुक्त, 
( ख ) सिक्किम राज्य ; 

पश्चिमी बंगाल पश्चिमी बंगाल के पश्चिमी बंगाल के 
( ग ) अंदमान और निकोबार द्वीप संघ राज्य क्षेत्र ; और 

नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे 
( घ ) बिहार राज्य में पूर्णिया, कटिहार , साहबगंज और 

सीमाशुल्क उपायुक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त 
गोड़ेडा जिले । 
5. चेन्नई का पत्तन, मीनामबक्कम विमानपत्तन और चेन्नई सीमाशुल्क आयुक्त, चेन्नई, सीमाशुल्क आयुक्त, चेन्नई, सीमाशुल्क आयुक्त , चेन्नई, 
निगम की अधिकारिता के अधीन क्षेत्र तथा एम. जी. आर . चेन्नई विमान पत्तन । चेन्नई विमान पत्तन के चेन्नई विमान पत्तन के 
जिले के अम्बत्तूर और पोन्नेरी तालुक , अन्ना जिले का 

नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे 
तम्बरम तालुक और महाद्वीपीय मग्नतट भूमि के नामनिर्दिष्ट 

सीमाशुल्क उपायुक्त सहायक सीमाशुल्क आयुक्त 
क्षेत्र और भारत सरकार द्वारा समय - समय पर यथाघोषित 

भारत का अनन्य आर्थिक क्षेत्र । 
6. कोचीन पत्तन, कोचीन विमानपत्तन , कोचीन निर्यात प्रसंस्करण सीमाशुल्क आयुक्त, कोचीन सीमाशुल्क आयुक्त कोधीन सीमाशुल्क आयुक्त, कोचीन 
क्षेत्र और ग्रेटर कोचीन विकास प्राधिकरण की अधिकारिता 

के नियंत्रणाधीन कार्य कर के नियंत्रणाधीन कार्य कर 
के अधीन क्षेत्र में सीमाशुल्क विरचन 

रहे सीमाशुल्क उपायुक्त रहे सहायक सीमाशुल्क 

आयुक्त । 
7. दिल्ली संघ राज्यक्षेत्र, सम्पूर्ण हरियाणा राज्य और उत्तर सीमाशुल्क आयुक्त, 

सीमाशुल्क आयुक्त, दिल्ली सीमाशुल्क आयुक्त, दिल्ली 
प्रदेश राज्य में नोएडा निर्यात प्रसंस्करण क्षेत्र 

दिल्ली 

के नियंत्रणाधीन कार्य कर के नियंत्रणाधीन कार्य कर 
रहे सीमाशुल्क उपायुक्त रहे सहायक सीमाशुल्क 

आयुक्त 
8. विशाखापट्टनम का पत्तन और विमानपत्तन तथा सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क आयुक्त , 

सीमाशुल्क आयुक्त , 
विशाखापट्टनम नगरपालिका के अधीन क्षेत्र और आन्ध्र विशाखापटट्नम विशाखापट्टनम के विशाखापट्टनम के 
प्रदेश राज्य में विजयानग्राम, विशाखापट्टनम और 

नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे नियंत्रणाधीन कार्य कर रहे 
श्रीकाकुलम जिले । 

सीमाशुल्क उपायुक्त । सहायक सीमाशुल्क आयुक्त 


[ भाग II - खण्ड 3 (i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


( 5 ) 


( 1 ) ( 2 ) 
9 . सम्पूर्ण गोवा राज्य 


10 . कांडला का पत्तन और विमानपत्तन तथा गांधीधाम 

नगरपालिका के अधीन क्षेत्र 


(3 ) 

( 4 ) 
सीमाशुल्क आयुक्त, गोवा सीमाशुल्क आयुक्त, गोवा सीमाशुल्क आयुक्त, गोवा 

के नियंत्रणाधीन कार्य कर के नियंत्रणाधीन कार्य कर 
रहे सीमाशुल्क उपायुक्त । रहे सहायक सीमाशुल्क 

आयुक्त । 
सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला 

के नियंत्रणाधीन कार्य कर के नियंत्रणाधीन कार्य कर 
रहे सीमाशुल्क उपायुक्त रहे सहायक सीमाशुल्क 

आयुक्त । 
सीमाशुल्क आयुक्त, सीमाशुल्क आयुक्त , सीमाशुल्क आयुक्त , 
अहमदाबाद 

अहमदाबाद के नियंत्रणाधीन अहमदाबाद के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सीमाशुल्क कार्य कर रहे सहायक 
उपायुक्त । 

सीमाशुल्क आयुक्त । 


11. संपूर्ण 
( क ) गुजरात राज्य ( कांडला व्यापार मुक्त क्षेत्र 

को छोड़कर ) 
( ख ) दादरा और नागर हवेली संघ राज्य क्षेत्र और 

गोवा राज्य में दमण और दीव राज्य क्षेत्र । 
12. सम्पूर्ण राजस्थान राज्य 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
जोधपुर 


13. सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश राज्य 


सीमाशुल्क आयुक्त, 


लखनऊ 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
जोधपुर के नियंत्रणा 
धीन कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 
सीमाशुल्क आयुक्त, 
लखनऊ के नियंत्रणा 
धीन कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 
सीमाशुल्क आयुक्त, 
शिलांग के नियंत्रणा 
धीन कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 
सीमाशुल्क आयुक्त, 
पटना के नियंत्रणा 
धीन कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
जोधपुर के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 
सीमाशुल्क आयुक्त, 
लखनऊ के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 
सीमाशुल्क आयुक्त, 
शिलांग के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 
सीमाशुल्क आयुक्त , 
पटना के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 


14. मेघालय, असम, अरुणाचल 

प्रदेश, नागालैंड, मणिपुर 
मिजोरम और त्रिपुरा राज्य 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
शिलांग 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
पटना 


15 . ( क ) सम्पूर्ण बिहार राज्य 

( पश्चिमी बंगाल राज्य ) 
में दार्जिलिंग जिला, 
दिनाजपुर जिले का 
इस्लामपुर उपखंड और 
जलपाईगुड़ी जिले का 
जलपाईगुड़ी सदर उपखंड 
( ग ) सिक्किम राज्य 
16. सम्पूर्ण कर्नाटक राज्य , 

सीमाशुल्क आयुक्त, बंगलौर 
की अधिकारिता के अधीन 
आने वाले क्षेत्रों को छोड़कर 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
बंगलौर 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
बंगलौर के नियंत्रणा 
धीन कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
बंगलौर के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC. 3 ( 0)] 


( 1 ) 


( ) 


( 3 ) 
सीमाशुल्क आयुक्त , 
मंगलौर 


( 4 ) 
सीमाशुल्क आयुक्त , 
मंगलौर के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
मंगलौर के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुका 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
अमृतसर 


( 2 ) 
17 . कर्नाटक राज्य में मंगलौर , 

मदिफेरी, हसन, चिकमंगलूर, 
सीमोगा, कर्वर , धारवाड , 
बेलगांव, बीजापुर जिले 
के सम्पूर्ण क्षेत्र, जिसमें 
मंगलौर पत्तन के अधीन 

क्षेत्र भी है । 
18. सम्पूर्ण 

( क ) पंजाब राज्य 
( ख ) हिमाचल प्रदेश राज्य 
( ग ) जम्मू - कश्मीर राज्य 

( घ ) चंडीगढ़ संघ राज्यक्षेत्र 
19. महाराष्ट्र राज्य में पुणे 

सिन्धुदुर्ग, रत्नागिरी , 
डोगली, कोल्हापुर सतारा 
और शोलापुर जिले के 

सम्पूर्ण क्षेत्र 
20 . सम्पूर्ण तमिलनाडु राज्य, 

सीमाशुल्क आयुक्त चेन्नई 
की अधिकारिता के अधीन 
आने वाले क्षेत्र को छोड़कर 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
अमृतसर के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
अमृतसर के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त, 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
पुणे के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे 
सीमाशुल्क उपायुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
पुणे के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
तिरुधिरापल्लि 


सीमाशुल्क आयुक्त , 
तिरुचिरापल्लि 
के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क उपायुक्त 


सीमाशुल्क आयुक्त, 
तिरुचिरापल्लि 
के नियंत्रणाधीन 
कार्य कर रहे सहायक 
सीमाशुल्क आयुक्त 


[ फा. सं. 437/ 5/97 - सीमाशुल्क ] 


विजय कुमार, अवर सचिव 


MINISTRY OF FINANCE 
(Department of Revenue) 

NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th July , 1997 
No . 27/97 -CUSTOMS ( N. T. ) 


G . S .R . 363 (E ) : In exercise of the powers conferred by sub - section (1 ) of soction 4 of the Customs Act, 1962 (52 
of 1962) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ) No. 250 /83 - Customs, dated 27th August, 1983 and No. 251 /83 -Customs, dated 27th August, 1983 the Central 
Government hereby appoints the officers mentioned in column ( 3 ) of the Table below to be the Commissioners of Customs, 
the officers mentioned in column (4 ) thereof to be the Deputy Commissioners of Customs, and the officers mentioned in the 
column (5 ) thereof to be the Assistant Commissioners of Customs, for the areas mentioned in the corresponding entry in 
column ( 2 ) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the Official Gazette. 


[ 40 II - UUS 3 ( i) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


TABLE 


( 2 ) 


dl, 


S .No . Area 

Designation of the Officer 
( 1 ) ( 3 ) 

(5 ) 
1. (a ) Port ofMumbai, Mumbai Commissioners Deputy Commissioners Assistant Commissioners 

Airport (Santacruz and of Customs, Mumbai, of Customs, working of Customsworking 
Sahar Airports ), the area under Sahar Airport and Şahar under the control of the under the control of the 
the jurisdiction of the Bombay Air Cargo , Jawahar lal Commissioners of Commissioners of 
Municipal Corporation , and Nehru Port 

Customs, Mumbai, Sahar Customs, Mumbai, Sahar 
the designated areas in the 

Airport , Sahar Air Cargo , Airport, Sahar Air Cargo , 
Continental Shelf and Exclusive 

and Jawahar Lal Nehru and Jawahar Lal Nehru 
Economic Zone of India as 

Port . 

Port. 
declared by the notification of 
the Government of India in the 

Ministry of Extemal Affairs. 
(b ) The JawaharlalNehru Port and 

the Taluka of Panvel in the 
District of Raigad in the State of 

Maharashtra . 
2 . Mumbai, Thane and Raigarh Commissioner of Deputy Commissioners Assistant Commissioners 

districts in the State of Customs, (Preventive) of Customsworking of Customs Working 
Maharashtra . 

Mumbai. 

under the control of the under the control of the 
Commissioner of Cus - Commissioner of Cus 

toms Preventive , Mumbai. toms Preventive, Mumbai. 
3.(a ) Ports of Calcutta and Haldia , Commissioner of Deputy Commissioners Assistant Commissioners 

Dum Dum Airport , the area Customs, Calcutta and of Customs Working Customs Working under 
under the jurisdiction of Calcutta , Calcutta Airport under the control of the the control of the 
Howrah and South Suburban 

Commissioner of Commissioner of 
Corporations, so much of the 

Calcutta Airport Customs Calcutta and 
Hooghly river as is downstream 

Calcutta Airport . 
of the Northern limit of Calcutta 
port, and all lands as are Within 
10 Kilometres of tho high 
water mark at spring tide 

on either side of the river. 
(b ) The Andaman and Nicobar 

Islands 
4 . The Whole of 

Commissioner of Deputy Commissioners Assistant Commissioners 
(a ) the State of West Bengal, Customs, West Bengal of Customs working of Customs working 
(b ) the State of Sikkim ; 

under the control of the under the control of the 
(c ) the Union Territory of the 

Commissioner of Commissioner of 
Andaman and Nicobar 

Customs, West Bengal. Customs, West Bengal. 
Islands ; and 
(d) Districts of Purnea , Katihar 

Sahabganj and Godda in the 
State of Bihar. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II- - Sec . 3 (1)] 


(3 ) 


(5 ) 


Commissioner of 
Customs, Chennai, 
Chennai Airport. 


(4 ) 
Deputy Commissioners Assistant Commissioners 
of Customsworking of Customs working 
under the control of under the control of 
the Commissioners of the Commissioners of 
Customs, Chennai, Customs, Chennai, 
Chennai Airport. Chennai Airport. 


Commissioner of 
Customs, Cochin . 


(1) (2 ) 
5 . Port of Chennai, the Meenam - 

bakkam Airport and the area 
under the jurisdiction of the 
Chennai Corporation and 
Ambattur and ponneri taluks 
of M .G . R . District Tambaram 
Taluk of Anna District and the 
designated areas in the 
Continental Shelf and 
Exclusive Economic Zone 
of India as declared by 
Government of India from 

timeto time. 
6 . Port of Cochin , 

Cochin Airport, Cochin 
Export Processing Zone, 
and Customs formation 
under the area under the 
jurisdiction of Greater 
Cochin Development 

Authority . 
7. The Union Territory of Delhi, 

the whole of the State of 
Haryana and the NOIDA 
Export Processing Zone 
in the State of 

Uttar Pradesh , 
8 . Port and airport of 

Visakhapatnam , and the 
area under the jurisdiction 
of Visakhapatnam Muncipality , 
and the Districts of 
Vizianagaram , Visakhapatnam , 
and Srikakulam in the 

state of Andhra Pradesh . 
9 . The whole of the State of Goa . 


Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Cochin , 


Assistant Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Cochin , 


Commissioners of 
Customs, Delhi 


Deputy Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Delhi. 


Assistant Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Delhi. 


Commissioner of 
Customs, 
Visakhapatnam . 


Deputy Commissioners Assistant Commissioners 
of Customs working of Customs working 
under the control of under the control of 
the Commissioner of the Commissioner of 
Customs, Visakhapatnam . Customs, Visakhapatnam , 


Commissioner of 
Customs, Goa. 


Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Goa . 


Assistant Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Goa . 


[ YTT II - 945 3 ( 1 ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


(1) (2 ) 
10 . Port and airport of Kandla , 

and the area under the 
jurisdiction ofGandhidham 
Municipality 


(3) 
Commissioner of 
Customs, Kandla . 


Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Kandla. 
Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Abmedabad . 


(5 ) 
Assistant Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Kandla. 
Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Ahmedabad . 


Commissioner of 
Customs, Ahmedabad . 


11. The whole of 

(a ) The State of Gujarat 
(excluding Kandla Free 
Trade Zone) 
(b ) Union Territory of 
Dadra and Nagar Haveli 
and territory of Daman and 

Diu in the State of Goa . 
12 . The whole of the State of 

Rajasthan . 


Commissioner of 
Customs, Jodhpur. 


13 . The whole of the State of 

Uttar Pradesh 


Commissioner of 
Customs, Lucknow . 


ng 


Deputy Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Jodhpur. 
Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Lucknow 
Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Shillong . 
Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Patna . 


Assistant Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Jodhpur 
Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Lucknow . 
Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Shillong . 
Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Patna . 


Commissioner of 
Customs, Shillong 


Commissioner of 
Customs, Patna. 


14 . States of Meghalaya, 

Assam , Arunachal, 
Pradesh , Nagaland , 
Manipur, Mizoram and 

Tripura. 
15 . (a ) Whole of the State of 

Bihar . 
(6 ) District of Darjeeling , 
Islampur Sub -division of 
Dinajpur District and 
Jalpaiguri Sadar Sub 
division of Jalpaiguri 
District in the State of 
West Bengal. 

(c ) The State of Sikkim . 
16 . The whole of the State of 

Kamaataka excluding the 
areas falling under the 
jurisdiction of Commissioner 
of Customs,Mangalore. 


Commissioner of 
Customs, Bangalore. 


Deputy Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Bangalore. 


Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Bangalore . 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — Sec . 3 (1)] 


( 1) 


(3 ) 
Commissioner of 
Customs,Mangalore. 


(4 ) 
Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Mangalore. 


( 5) 
Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs,Mangalore. 


Commissioner of 
Customs, Amritsar. 


Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Amritsar . 


Assistant Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Amritsar. 


(2 ) 
17 . The whole of the areas in 

the districts of Mangalore, 
Madikeri, Hassan , Chikmagulur , 
Shimoga , Karwar, Dharwar, 
Belgaum , Bijapur, in the State 
ofKarnataka including areas 

underMangalore Port. 
18 . The whole of - 

(a ) the State of Punjab . 
(b ) the State of Himachal 
Pradesh 
( c ) the State of Jammu and 
Kashmir. 
(d ) the Union Territory of 

Chandigarh . 
19 . The whole of the areas in 

the districts of Pune , 
Sindhudurg , Ratnagiri, 
Sangli, Kolhapur, Satara, 
and Solapur in the 

State of Maharashtra . 
20 . Whole of the State of 

Tamil Nadu , excluding 
the area falling under 
the jurisdiction of 
Commissioner of 
Customs, Chennai. 


Commissioner of 
Customs, Pune . 


Deputy Commissioners 
of Customsworking 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Puno. 


Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Pune. 


Commissioner of 
Customs, 
Tiruchirapalli. 


Deputy Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Tiruchirapalli. 


Assistant Commissioners 
of Customs working 
under the control of 
the Commissioner of 
Customs, Tiruchirapalli. 


[ F . No. 437 /5 /97 -CUS. IV ] 
VIJAY KUMAR , Under Socy, 


अधिसूचना 
f it, 7 , 1997 

# 28 / 97 - Fery ( TH . 27. ) 
HT.# . 4. 364 ( 37 ). - site air , HN 39ff4A , 1962 ( 1962 4752 ) ETT 4 1 394RT ( 1) ERT WGA PART97 
in t he YRA ATT # fou CP4 ( Me fam ) 1 . 56/92 T 11F ( 7 .2 .) o 31 , 1997 of 
अधिक्रान्त करते हुए , नीचे की सारणी के स्तंभ ( 2) में उल्लिखित अधिकारियों को , केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से , 
यथास्थिति, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त की अधिकारिता के भीतर आने वाले क्षेत्रों के लिए सीमाशुल्क आयुक्स या उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में की 
तत्स्थानी प्रविष्टि में उल्लिखित सीमाशुल्क आयुक्त नियुक्त करती है । 


[ भाग [f - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


सारणी 


क्रम सं. 


अधिकारी का पदनाम 


अधिकारिता क्षेत्र 


2 


3 


1. 


मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
आयुक्त, दिल्ली । 


2. 


मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
आयुक्त , कानपुर । 


3. 


मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
आयुक्त, कलकत्ता 


मुख्य सीमाशुल्क आयुक्त, मुम्बई । 


आयुक्त, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , दिल्ली -I , दिल्ली- II , दिल्ली - III , 
जयपुर- I, जयपुर -II , चण्डीगढ़ - I, चंडीगढ़ - II , सीमाशुल्क आयुक्त, 
दिल्ली सीमाशुल्क आयुक्त, जोधपुर सीमाशुल्क आयुक्त , अमृतसर । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त मेरठ -I, मेरठ - II, कानपुर-I , कानपुर -II , 
इलाहाबाद, पटना, जमशेदपुर , सीमाशुल्क आयुक्त , पटना, सीमाशुल्क 
आयुक्त, लखनऊ । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कलकत्ता - I, कलकत्ता -II , कलकत्ता - III , 
कलकत्सा -IV , बोलपुर, शिलांग , भुवनेश्वर - I, भुवनेश्वर -II, 
सीमाशुल्क आयुक्त, कलकत्ता, कलकत्सा विमानपत्तन, पश्चिमी 
बंगाल, शिलांग । 
सीमाशुल्क आयुक्त मुम्बई, सहार विमानपत्तन , सहार विमान स्थोरा , 
जवाहरलाल नेहरू पत्तन , गोवा सीमाशुल्क आयुक्त, ( निधारक ) मुम्बई, 
सीमाशुल्क आयुक्त , पुणे । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई-I, मुम्बई-II, मुम्बई -III , 
मुम्बई-IV , मुम्बई - V , मुम्बई - VI, मुम्बई- VII, पुणे -I, पुणे - II , 

औरंगाबाद, नागपुर । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , आयुक्त, हैदराबाद -I, हैदराबाद - II , हैदराबाद- III, 
गुंटूर , विशाखापट्टनम, बंगलौर -I, बंगलौर -II , बंगलौर -III , बेलगाम , 
सीमाशुल्क आयुक्त , विशाखापट्टनम , बंगलौर , मंगलौर । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , आयुक्त, चेन्नई -1, चेन्नई - II, चेन्नई- III , मदुरै, 
कोयम्बटूर,त्रिची, कोचीन -I, कोचीन -II , सीमाशुल्क आयुक्त, चेन्नई , 

चैन्नई विमानपत्तन सीमाशुल्क आयुक्त , कोचीन सीमाशुल्क आयुक्त, 
तिरुचिरापल्ली । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , बड़ोदरा , राजकोट , अहमदाबाद, - I 
अहमदाबाद- II , सूरत -I, सूरत -II इंदौर - I, इंदौर -II, रायपुर, सीमाशुल्क 
आयुक्त कांडला, सीमाशुल्क आयुक्त, अहमदाबाद । 


5. 


मुख्य केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मुम्बई । 


6. 


मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 
आयुक्त, हैदराबाद । 


7. 


मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , 
चेन्नई । 


8. 


मुख्य सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , 
बड़ोदरा । 


[ फा . सं. 437/ 5/97 - सीमाशुल्क - IV ] 

विजय कुमार, अवर सचिव 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th July , 1997 

NO. 28/ 97 -CUSTOMS ( N. T . ) 
G .S. R . 364 (E ). - In exercise of the powers conferred by sub -section (1) of section 4 of the CustomsAct, 1962 (52 
of 1962 ) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of 
Revenue ), No. 56 / 92-Customs ( N . T .), dated 31st July, 1992 the CentralGovernment hereby appoints the officers mentioned 
in column (2 ) of the Table below to ve üne Comissiūner vi Cusioms, for the areas falling within the jurisdiction of the 
Commissioner of Cenwal Excise , or as the case may be, the Commissioner of Customsmentioned in the corresponding entry 
in column (3) of the said Table with effect from the date to be notified by the Central Government in the OfficialGazette. 
16724147 -- 2 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


( PART II- SEC. 3 (1)] 


TABLE 


S . No . 


Designation of Officer 

2 


Area of jurisdiction 

3 


Chief Commissioner of Customs and 
CentralExcise, Delņi. 


2 . 


Chief Commissioner of Customs and 
Central Excise, Kanpur 


Chief Commissioner of Customsand 
Central Excise, Calcutta . 


4 . 


Chief Commissioner of Customs, 
Mumbai 


Commissioners of Central Excise ,Delhi-1, Delhi- 11 ,Delhi-III. 
Jaipur-1, Jaipur- II . 
Chandigarh -I, Chandigarh -11. 
Commissioners of Customs, 
Delhi. 
Commissioner of Customs, 
Jodhpur 
Commissioner of Customs, 
Amritsar. 
Commissioners of Central Excise , 
Meerut-I,Meerut- II. Kanpur -I, Kanpur- II. Allahabad , 
Patna, Jamshedpur, 
Commissioner of Customs, Patna . 
Commissioner of Customs, Lucknow . 
Commissioner of Central Excise, 
Calcutta-I, Calcutta - II , Calcutta -III, Calcutta- IV , 
Bolpur, Shillong , Bhubaneshwar- 1 Bhubaneshwar- II. 
Commissioners of Customs, Calcutta . 
Calcutta Airport, West Bengal, Shillong . 
Commissioners of Customs, Mumbai, Sahar Airport , 
Sahar Air Cargo, 
Jawaharlal Nehru Port, Goa , Commissioner of Customs 
( Preventive ), Mumbai Commissioner of Customs, Pune . 
Commissioners of Central Excise , Mumbai- I, Mumbai- II , 
Mumbai- III, Mumbai- IV , Mumbai- V ,Mumbai- VI, 
Mumbai- VII , Pune-1, Pune- II, Aurangabad , Nagpur. 
Commissioners ofCentral Excise, 
Hyderabad -I, Hyderabad -II, Hyderabad - III, 
Guntur , Visakhapatnam , Bangalore -1, Bangalore - II , 
Bangalore - III, Belgaum . Commissioner of Customs, 
Visakhapatnam , Bangalore , Mangalore . 
Commissioners of Central Excise . 
Chennai-1, Chennai-II, Chennai- III, Madurai, Coimbatore , 
Trichy , Cochin -I, Cochin - II. 
Commissioners of Customs, Chennai, Chennai Airport, 
Commissioner of Customs, Cochin , 
Commissioner of Customs, Tiruchirapally. 
Commissioners of Central Excise, Vadodara , Rajkot, 
Ahmedabad I, Ahmedabad -II, Surat-I, Surat- II , Indore- I, 
Indore- 11 , Raipur. 
Commissioner of Customs, Kandla. Commissioner of 
Customs, Ahmedabad . 


Chief Commissiner of Central Excise , 
Mumbai. 


Chief Commissioner of Customs and 
Central Excise, Hyderabad . 


7. 


Chief Commissioner of Customs and 
Central Excise, Chennai. 


8 . 


Chief Commissioner of Customs and 
Central Excise, Vadodara . 


[F . No . 437/5/97-CUS. IV ] 
VIJAY KUMAR , Under Secy . 


[ भाग II - खण्ड 


३ ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


3 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1997 

सं. 29 / 97 - सीमाशुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का.नि . 365 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 57/92 - सीमाशुल्क ( एन. टी .) तारीख 31 जुलाई, 1992 को 
अधिक्रान्त करते हुए, नीचे की सारणी के स्तंभ ( 2 ) में उल्लिखित अधिकारियों को केन्द्रीय सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचित की जाने वाली तारीख से 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील) नियुक्त करती है और ऐसे अधिकारियों को उक्त सारणी के स्तंभ ( 3 ) में यथा उल्लिखित अधिकारी के अधीनस्थ अधिकारी 
के आदेश या विनिश्चय के संबंध में अधिकारिता होगी । 

सारणी 
क्रम सं. अधिकारी का पदनाम 

अधिकारिता 
12 
1. सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), मुंबई । 

सीमाशुल्क आयुक्त , मुम्बई, सहार विमान - पत्तन , 
सहार विमान स्थोरा, जवाहर लाल नेहरू पत्तन , गोवा 
सीमाशुल्क आयुक्त ( निवारक ) मुम्बई, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त 

मुम्बई I, मुम्बई II , मुम्बई II , मुम्बई IV, मुम्बई V , मुम्बई VI , मुम्बई VIII 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील), पुणे । 

सीमाशुल्क आयुक्त, पुणे, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क पुणे I, पुणे II , 

औरंगाबाद । 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील), बंगलौर । 

सीमाशुल्क आयुक्त, बंगलौर , मंगलौर, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , बंगलौर I , 

बंगलौर II , बंगलौर III , बेलगाम । 
सीमाशुल्क आयुकत, ( अपील ), कोचीन । 

सीमाशुल्क आयुक्त, कोचीन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त कोचीन I , 

कोचीन II । 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), चेन्नई । 

सीमाशुल्क आयुक्त, चेन्नई , चेन्नई विमानपत्तन, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क 

आयुक्त, चेन्नई I, चेन्नई II, चेन्नई III । 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील), तिरूचिरापल्ली । 

सीमाशुल्क आयुक्त , तिरुचिरापल्ली, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त मदुरै, 

कोयम्बतूर तिरुचिरापल्ली । । 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ) , हैदराबाद । 

सीमाशुल्क आयुक्त, विशाखापट्टनम, केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, 

हैदराबाद I, हैदराबाद II , हैदराबाद III , गुंटूर, विशाखापट्टनम । 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), कलकत्ता । 

सीमाशुल्क आयुक्त, कलकसा, कलकत्ता विमानपत्तन, सीमाशुल्क 
आयुक्त, पटना 
सीमाशुल्क आयुक्त , पश्चिमी बंगाल, सीमाशुल्क आयुक्त, शिलांग , 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, पटना जमशेदपुर , कलकत्ता I, कलकत्ता 

II, कलकत्ता III, कलकत्ता IV , बोलपुर, भुवनेश्वर I, भुवनेश्वर II, शिलांग । 
9. सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), इलाहाबाद । 

सीमाशुल्क आयुक्त, लखनऊ , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, कानपुर I, 

कानपुर II , इलाहाबाद । 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), चंडीगढ़ । 

सीमाशुल्क आयुक्त अमृतसर , केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, चंडीगढ़ I , 

चंडीगढ़ II । 
11. सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), भोपाल । 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, इंदौर I, इंदौर II , रायपुर , नागपुर । 
सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), दिल्ली । 

सीमाशुल्क आयुक्त, दिल्ली सीमाशुल्क आयुक्त, जोधपुर । 
केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, दिल्ली I , दिल्ली II, दिल्ली III, जयपुर I, 

जयपुर II । 
13 . सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), अहमदाबाद 

सीमाशुल्क आयुक्त, कांडला, अहमदाबाद केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त , 

बडोदरा, राजकोट , अहमदाबाद I, अहमदाबाद II , सूरत I, सूरत II | 
14. सीमाशुल्क आयुक्त ( अपील ), गाजियाबाद । 

केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त, मेरठ 1, मेरठ ।। । 


10 . 


[ फा. सं . 437/5/ 97 - सीमाशुल्क IV ] 

विजय कुमार, अवर सचिव 


1672 GL97 - 3 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[PART II — SEÇ, 3 (1) ] 


NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th July, 1997 

No. 29 /97- CUSTOMS (N . T.) 
G . Ş .R . 365 (E ). - In exorcise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the CustomsAct , 1962 (52 of 
1962) and in supersession of the notifications of the Government of India in the Ministry of Finance (Department ofRevenue) 
No. 57 /92 - Customs (N . T.) dated 31st July , 1992 , the CentralGovernment hereby appoints the officers mentioned in column (2 ) 
of the Table below to be Commissioner ofCustoms ( Appeals), and such officers shall have the jurisdiction in relation to an order 
or docision of the officer subordinate to the officer as mentioned in the column (3 ) of the said Table with effect from the date to 
be notifiod by the Central Government in the Officil Gazette . 


TABLE 


S . No. Designation of Officer 


Jurisdiction 

3 


2 


1. 


Commissioner of Customs(Appeals ), Mumbai 


2 . 


Commissioner of Customs (Appeals ), Pune. 


Commissioner of Custom , ( Appeals ), Bangalore. 


Commissioner of Customs, ( Appeals), Cochin. 


Commissioner of Customs, (Appeals ), Chennai. 


Commissioner of Customs, ( Appeals ), 
Tiruchirapalli. 


Commissioners of CustomsMumbai, Sahar Airport, 
Sahar Air Cargo, JawaharlalNehru Port, Goa, 
Commissioner of Customs (Preventive) Mumbai. 
Commissioner of Central Excise , Mumbai-I, Mumbai- II, 
Mumbai- III, Mumbai- IV , Mumbai- V , Mumbai- VI, 
Mumbai- VII. 
Commissioner of Customs, Pune , Commissioners of 
Central Excise , Pune- l, Pune -II, Aurangabad . 
Commissioners of Customs, Bangalore,Mangalore. 
Commissioners of Central Excise , Bangalore-1, Banga 
lore -II , Bangalore- III , Belgaum . 
Commissioner of Customs, Cochin . 
Commissioners of Central Excise, Cochin -1, Cochin - II . 
Commissioners of Customs, Chennai. Chennai Airport. 
Commissioners of Central Excise, Chennai-I, Chennai-II, 
Chennai- III . 
Commissioner of Customs, Tiruchirapalli. 
Commissioners of Central Excise, Madurai, Coimbatore , 
Tiruchirapalli. 
Commissioner of Customs, Visakhapatnam . 
Commissioners of Central Excise, Hyderabad-I, 
Hyderabad - II, Hyderabad - III, Guntur, Visakhapatnam . 
Commissioners of Customs, Calcutta, Calcutta Airport , 
Commissioner of Customs, Patna, 
Commissioner of Customs, West Bengal 
Commissioner of Customs, Shillong . 
Commissioners of Central Excise, Patna, Jamshedpur, 
Calcutta -I, Calcutta - II, Calcutta -III, Calcutta -IV , 
Bolpur, Bhubaneswar-I, Bhubaneswar-11, Shillong . 
Commissioner of Customs, Lucknow . 
Commissioners of Central Excise, Kanpur-I, Kanpur- II , 
Allahabad . 


Commissioner of Customs, ( Appeals), 
Hyderabad . 


8 . 


Commissionçr of Customs, (Appeals ), Calcutta 


9 . 


Commissioner of Customs, 
(Appeals ), Allahabad . 


[ भाग II - - खण्ड 3 ( i ) ] 


भारत का राजपत्र : असाधारण 


- 


- 


- 


- 


( 3 ) 


( 1) 
10. 


( 2) 
Commissioner of Customs , 
( Appeals), Chandigarh . 


Commissioner of Customs, 
( Appeals ), Bhopal. 
Commissioner of Customs, 
( Appeals), Delhi. 


Commissioner of Customs, Amritsar. 
Commissioners of Central Excise, Chandigarh -I, 
Chandigarh - II . 
Commissioners of Central Excise, Indore-I, Indore-II , 
Raipur , Nagpur. 
Commissioners of Customs, Delhi. 
Commissioner of Customs, Jodhpur . 
Commissioners of Central Excise, Delhi-I, Delhi-II, Delhi 
III, Jaipur-I, Jaipur -II . 
Commissioners of Customs, Kandla , Ahmedabad . 
Commissioners of Central Excisc, Vadodara, Rajkot, 
Ahmedabad-I, Ahmedabad -II , Surat-I, Surat-II . 
Commissioners of Central Excise, Meerut-I, Meerut- II 


13 . 


Commissioner of Customs, 
( Appeal), Ahmedabad. 


14. 


Commissioner of Customs, 
(Appeals ), Ghaziabad . 


स . 


. 


[ F. No. 437/ 5/ 97- CUS . IV ] 

VIJAY KUMAR, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1997 

सं . 30 / 97 - सीमाशुल्क ( एन. टी. ) 
सा. का . नि . 366 ( अ ). -- केन्द्रीय सरकार , सीमाशुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के विस मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 58/92 - सीमाशुल्क ( एन. टी .), तारीख 31 जुलाई, 1992 को 
अधिक्रांत करते हुए , 

( क ) नीचे विनिर्दिष्ट अधिकारियों को अपनी - अपनी अधिकारिता के भीतर सीमाशुल्क आयुक्त, अर्थात् : 
( 1 ) (i ) राजस्व आसूचना महानिदेशक , नई दिल्ली; और 

( ii ) निरीक्षण महानिदेशक , सीमाशुल्क और केन्द्रीय उत्पाद शुल्क , नई दिल्ली, जिनकी अधिकारिता का विस्तार संपूर्ण भारत पर होगा ; 
( 2 ) केन्द्रीय उत्पाद शुल्क नियम, 1944 के नियम 2 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट अपनी - अपनी अधिकारिता के भीतर केन्द्रीय उत्पाद शुल्क आयुक्त । 
( ख ) खंड ( क ) की मद ( 2 ) में विनिर्दिष्ट आयुक्तों के अधीन तैनात उपायुक्त, को अपनी - अपनी अधिकारिता के भीतर सीमाशुल्क उपायुक्त ; 
( ग ) खंड ( क ) की मद ( 2 ) में विनिर्दिष्ट आयुक्तों के अधीन तैनात सहायक आयुक्त, को अपनी - अपनी अधिकारिता के भीतर सहायक 

सीमाशुल्क आयुक्त , 
नियुक्त करती है । 

[ फा. स. 437 / 5/ 97 - सीमाशुल्क -IV ] 

विजय कुमार, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th July , 1997 

No . 30/97- CUSTOMS ( N.T .) 
G .S . R . 366 (E ). - - In exercise of the powers conferred by sub -section (1 ) of section 4 of the Customs Act , 1962 ( 52 of 
1962 ) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) 
No. 58/92- Customs (N . T.), datod 31st July , 1992 , the Central Governmenthereby appoints , - 

(a) the officers specified below to be Commissioner of Customswithin their respective jurisdictions, namely : 
(1) (i) Director General of Revenue Intelligence ,New Delhi; and 

(ii) the Director General of Inspection , Customsand CentralExcise,New Delhi, 

whose jurisdiction shall extend to the whole of India; 
(2 ) the Commissioners of Central Excise within their respective jurisdiction as specified under rule 2 of the Central Excise 

Rules, 1944. 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


[ PART II - SEC . 3(1)]] 


(b ) the Deputy Commissioners posted under the Commissioners specified in item (2 ) of clause (a ) to be the Deputy 

Commissioners of Customs within their respective jurisdictions; 
(c) the Assistant Commissioners posted under the Commissioners specified in item (2) of clause (a ) to be the Assistant 
Commissioners of Customs within their respective jurisdictions. 

[ F. No. 437/5/ 97- CUS. IV ] 

VIJAY KUMAR, Under Secy . 
अधिसूचना 
नई दिल्ली, 7 जुलाई, 1997 

सं. 31 / 97 - सीमाशुल्क ( एन. टी . ) 
सा . का.नि . 367 ( अ ) . - केन्द्रीय सरकार, सीमाशुल्क अधिनियम , 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 4 की उपधारा ( 1 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों 
का प्रयोग करते हुए और भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व विभाग ) की अधिसूचना सं. 38 /63 - सीमाशुल्क , तारीख 1 फरवरी, 1963 को अधिक्रांत 
करते हुए, निम्नलिखित व्यक्तियों को सीमाशुल्क अधिकारी नियुक्त करती है , अर्थात् : 
__ 1. अंकक, परीक्षक, सीमाशुल्क अधीक्षक ( निवारक ), निवारक अधिकारी, स्त्री तलाशीकर्ता, मंत्रालयी अधिकारी और भारत के किसी भी स्थान 

के सीमाशुल्क विभाग के श्रेणी IV अधिकारी । 
2. अधीक्षक , निरीक्षक , स्त्री तलाशीकर्ता, मंत्रालयी कर्मचारिवृन्द और केन्द्रीय उत्पाद - शुल्क विभाग के ऐसे श्रेणी IV कर्मचारिखन्द, जो सीमाशुल्क 

पत्तन, सीमाशुल्क विमानपत्तन , भूमि सीमाशुल्क स्टेशन, तटीय पत्तन , सीमाशुल्क निवारक पोस्ट, सीमाशुल्क आसूचना पोस्ट या सीमाशुल्क 

भांडागार में तत्समय के लिए तैनात हैं । 
3. अधीक्षक और भारत में किसी भी स्थान के केन्द्रीय उत्पाद शुल्क के निरीक्षक । 
4. राजस्व आसूचना महानिदेशालय के सभी अधिकारी । 
5. स्वापक नियंत्रण ब्यूरो । 
6. केन्द्रीय आर्थिक आसूचना ब्यूरो के सभी आसूचना अधिकारी । 

[ फा . सं. 437/5/97 - सीमाशुल्क IV ] 

विजय कुमार , अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 7th July, 1997 

No. 31/ 97 - CUSTOMS ( N. T .) 
G . S. R . 367 ( E ).- In exercise of the powers conferred by sub - section ( 1) of section 4 of the CustomsAct , 1962 ( 52 of 
1962) and in supersession of the notification of the Government of India in the Ministry of Finance (Department of Revenue) 
No. 38 /63-Customs, dated 1st February , 1963 the CentralGovernment hereby appoints the following persons to be the Officers 
of Customs, namely : - - 

1. Appraisers, Examiners , Superintendent Customs (Preventive ), Preventive Officers, Women Searchers, Ministerial 

Officers and Class IV Officers in the Customs Department in any place in India . 
2. Superintendents, Inspectors, Women Searchers , Ministerial staff and Class IV staff of Central Excise Department , 

who are for the time being posted to a Customs port , Customs airport, Land - Customs station , coastal port, Customs 

preventive post , Customs Intelligence post or a Customswarehouse . 
3. Superintendents, and Inspectors of Central Excise Department in any place inIndia . 
4 . All Officers of the Directorate of Revenue Intelligence . 
5 . All Officers of the Narcotics Control Bureau . 
6 . All Intelligence Officers of the Central Economic Intelligence Bureau . 

[ F. No. 437/5/ 97 -CUS. IV ] 
VIJAY KUMAR, Under Secy . 


Printed by the Manager, Govt. of India Press, Ring Road , Mayapuri, New Delhi- 110064 

and Published by the Controller of Publications, Delhi- 110054 - 1997 


